निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 भाद्र 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1025 ) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2015 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

2 मार्च 2012 
सं० 15 / ख - 16 - 18 / 03 - 371 (15) / स्वा0 - औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा क्रमश : 20, 
33F द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि एवं अंगराग नियमावली 1945 में विहित अनुसूची सी को छोड़कर 
एवं अनुसूची सी (1) के आइटम नं0 1 से 7 एवं 11 को छोड़कर सभी प्रकार की औषधियों सौंदर्य प्रसाधन सामग्री 
होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की जॉच / विश्लेषण हेतु बिहार राज्य के लिए श्री महेश कुमार सिन्हा, 
वरीय वैज्ञानिक सहायक, औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना - 7 को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने 
ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से सरकारी विश्लेषण का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1025-57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


